निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 फाल्गुन 1940 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 1 मार्च 2019 


( सं0 पटना 312) 


सं० 3ए - 2 - वे०पु० - 09 / 2016 - 2133/ वि० 

वित्त विभाग 


शुद्धि - पत्र 

28 फरवरी 2019 
विषय :- वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक - 24. 05. 2017 की अनुसूची -III के 

क्रम संख्या - 229 में अंकित गृह विभाग के अधीन सहायक निदेशक के पुनरीक्षित 
वेतन स्तर के संबंध में । 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक - 24 / 05/ 2017 की अनुसूची - III के क्रम 
संख्या - 229 में अंकित गृह विभाग के अधीन सहायक निदेशक के लिए दिनांक 
01 . 01 . 2016 से स्वीकृत वेतन संरचना के अंतर्गत ( अपुनरीक्षित वेतनमान PB- 2 + 4600 / - ) का 
वेतन स्तर - 7 के स्थान पर वेतन स्तर - 8 अंकित हो गया है । यह एक टंकण त्रुटि है । 

अतः वित्त विभागीय संकल्प संख्या -3590, दिनांक - 24/ 05/ 2017 की अनुसूची- III के क्रम 
संख्या - 229 में अंकित गृह विभाग के अधीन सहायक निदेशक के लिए वेतन स्तर - 8 के 
स्थान पर वेतन स्तर - 7 पढ़ा जाए । 

विश्वासभाजन 
राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 312-571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


